निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 आश्विन 1934 ( श० ) 
( सं0 पटना 547 ) पटना, वृहस्पतिवार , 11 अक्तूबर 2012 


सं0 4392 
कारा निरीक्षणालय 
गृह (कारा) विभाग 


संकल्प 

27 सितम्बर 2012 
गृह ( कारा ) विभाग के अधीन राज्य अवस्थित काराओं में बंदियों को गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने 
हेतु चिकित्सक के 154 सृजित एवं स्वीकृत पदों पर अनुबन्ध के आधार पर चयन एवं नियोजन हेतु नीति एवं प्रक्रिया 
का निर्धारण के लिए निर्गत संकल्प ज्ञापांक 2362, दिनांक 30.05 .2011 में आंशिक संशोधन निम्न प्रकार किया जाता 
है: 

(i) MBBS की डिग्री के लिए 50 अंक , अनुभव के लिए 30 अंक तथा अन्तवीक्षा के लिए 20 अंक निर्धारित 

किया जाता है । यदि दो अभ्यर्थियों का प्राप्तांक प्रतिशत समान हो तो अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को 

प्राथमिकता दी जाएगी । 
(ii ) सभी कोटि के चिकित्सकों के लिए नियोजन की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी । 
( iii ) सिर्फ MS / MD के डिग्रीधारी चिकित्सक ही विशेषज्ञ चिकित्सक के पद पर चयन के पात्र होंगे । 
(iv) यदि विशेषज्ञ चिकित्सकों की रिक्तियाँ विशिष्ट योग्यता प्राप्त चिकित्सकों की अनुपलब्धता के कारण नहीं 


भरी जा सकेगी तो उस हालत में उन रिक्त पदों पर सामान्य चिकित्सक ( MBBS योग्यता प्राप्त ) को 


बिहार गजट ( असाधारण ), 11 अक्तूबर 2012 
भी अनुबन्ध के आधार पर लिया जा सकेगा, परन्तु उसके लिए अनुबन्ध की राशि रू0 30 ,000 = 00 (तीस 

हजार) हीं होगी । 
पूर्व निर्गत संकल्प ज्ञापांक 2362 , दिनांक 30. 05 .2011 को इस हद तक संशोधित समझा जाय, शेष यथावत 


रहेगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

लक्ष्मी प्रसाद चौहान , 
संयुक्त सचिव - सह -निदेशक ( प्र०) । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 547 -571 + 500- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


